इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मासन 


Kinnamoonam 


सत्यम 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


AAM 


क्रमांक 91 ] 


भोपाल, गुरुवार , दिनांक 20 फरवरी 2014 - फाल्गुन 1, शक 1935 


खेल और युवा कल्याण विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2014 


क्र . एफ 2 -52 - 2012- नौ. - मध्यप्रदेश शासन , राज्य में होनहार तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वृत्तियाँ, देश का प्रतिनिधित्व करने 
वाले मध्यप्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार , खेल संस्थाओं को अनुदान , अधिकृत राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 
में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों को प्रोत्साहन / आर्थिक सहायता संबंधी नियम जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 287 , दिनांक 
19 जून, 2009 से बनाए गए थे को निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है : 


( 4. 4.3 ) विश्व कप / चैम्पियनशिप. --क्रिकेट सहित मान्यता प्राप्त खेलों की सूची में सम्मिलित खेलों में निम्नानुसार पुरस्कार 

देय होगा : 


( सीनियर वर्ग में ) : 
स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी 
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी 
कांस्य पदक प्राप्त खिलाड़ी 


रु. 6, 00, 000/ - ( रु. छः लाख ) 
रु . 4,00 , 000/ - ( रु. चार लाख ) 
रु . 2,00,000 / - ( रु. दो लाख ) 


( जूनियर एवं सब जूनियर वर्ग में ) : 
स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी 
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी 
कांस्य पदक प्राप्त खिलाड़ी 


रु. 4, 00, 000/ - 
रु . 2, 00, 000 / - 
रु . 1 ,00 ,000 / - 


( रु. चार लाख ) 
( रु . दो लाख ) 
( रु. एक लाख ) 


( 4. 4. 4 ) राष्ट्र मण्डल खेल : 

स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी 
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी 
कांस्य पदक प्राप्त खिलाडी 


रु. 4, 00 , 000/ - ( रु . चार लाख ) 
रु . 3, 00, 000 / - ( रु . तीन लाख ) 
रु. 2, 00,000 / - ( रु. दो लाख ) 


181 


182 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2014 


Martinuman - 

an 
mammimmunommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmome 


m 


awa - marwaren 


ammanummmmmmmmmmmmmmmmmmmm 


( 4.4.5 ) एफ्रो एशियन एवं सेफ गेम्स तथा अधिकृत एशियन एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं : 


क्रिकेट सहित मान्यता प्राप्त खेलों में अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निम्नानुसार पुरस्कार देय होगा :--- 


( सीनियर वर्ग में ) : 
स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी 
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी 
कांस्य पदक प्राप्त खिलाड़ी 


रु. 2, 00 , 000 / - ( रु. दो लाख ) 
रु. 1 ,50, 000 / - ( रु. एक लाख पचास हजार ) 
रु. 1, 00, 000/ - ( रु. एक लाख ) 


( जूनियर एवं सब जूनियर वर्ग में ) : 
स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी 
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी 
कांस्य पदक प्राप्त खिलाडी 


रु . 1, 50, 000/ -- ( रु . एक लाख पचास हजार ) 
रु. 1,00, 000/ - ( रु. एक लाख ) 
रु. 80, 000/ - ( रु. अस्सी हजार ) 


( 4.4.6 ) मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं : 

( सीनियर वर्ग में ) : 
स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी 
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी 
कांस्य पदक प्राप्त खिलाड़ी 


| 


रु . 1, 00, 000/ - ( रु . एक लाख ) 
रु. 60, 000/ - ( रु. साठ हजार ) 
रु. 40 , 000/ - ( रु. चालीस हजार ) 


| 


( जूनियर वर्ग में ) : 


स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी 
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी 
कांस्य पदक प्राप्त खिलाड़ी 


रु . 80, 000/ - ( रु. अस्सी हजार ) 
रु. 50 , 000 / - ( रु. पचास हजार ) 
रु . 30,000/ - ( रु. तीस हजार ) 


उपरोक्त पुरस्कार सभी व्यक्तिगत एवं दलीय विधाओं में देय होगा . 


संशोधन - शासन इन नियमों में संशोधन / परिवर्तन/ शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम रहेगा, उक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशन के 

दिनांक से प्रभावशील माने जावेंगे . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. मोहन राव, प्रमुख सचिव . 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-~~- 2014. 


